निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 56 ) 


19 पौष 1934 ( श ) 
पटना, बुधवार , 9 जनवरी 2013 


वित्त विभाग 


- - - - - - - - 


अधिसूचना 

9 जनवरी 2013 
सं० एम - 4 - 01 / 2013-230 /वि0( 2 ) — नई बिहार वित्त नियमावली और नया बजट मैनुअल के 
प्रारूप को अन्तिम रूप देने का दायित्व श्री मिहिर कुमार सिंह , प्रमंडलीय आयुक्त , तिरहुत प्रमंडल को 
सौंपा जाता है । वे प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को वित्त विभाग , बिहार , पटना स्थित कार्यालय में 
संबंधित पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर तीन माह के अन्दर उपर्युक्त कार्य को पूर्ण करेंगे । 
विधि व्यवस्था आदि की अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर , उक्त कार्य के लिये उन्हें मुख्यालय छोड़ने की 
स्वीकृति दी गई है । । 
इसमें मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

रामेश्वर सिंह , 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 56 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


